निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


MS 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 पौष 1938 ( श ० ) 
( सं o पटना 25 ) पटना , मंगलवार , 10 जनवरी 2017 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

2 दिसम्बर 2016 
सं 0 01 / सह.राजस्था (स्थाना.) 56 / 2013–4225 — श्री भुनेश्वर प्रसाद मंडल , जिला सहकारिता 
पदाधिकारी - सह - सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, भभुआ अतिरिक्त प्रभार महाप्रबंधक , आई.सी.डी.सी. भभुआ , कैमूर 
के दिनांक -30.11.2016 के अपराह्न से वार्धक्य सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप रिक्त हुए पद का अतिरिक्त प्रभार श्री 
वकारूत जमा , सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सासाराम को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला सहकारिता 
पदाधिकारी - सह - सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, भभुआ एवं महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी. भभुआ , कैमूर का 
अतिरिक्त प्रभार तत्कालीक प्रभाव से दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


ऋचा कमल, 


सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 25-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


